रजिस्ट्री स . 


० ( १० ) - 12 


REGISTERED No. D . (D )- 72 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


EXTRAORDINARY 


PART 1 - Section 1 

प्राधिकार स प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 235 ] नई दिल्ली , मंगलवार, दिसम्बर 4, 1979 / अग्रहायण 13, 1901 
N . 235 ] NEW DELHI, TUESDAY , DEC. 4, 1979/ AGRAHAYANA 13, 1901 , 

= = = = = = = = = = = = = = = ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ : 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या भी आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके । 
Separate paging is glyon to this fart i order that it may be filed as a separate 

compilation 
- -- - -- - - - -- -- -- - - -- -- -- - - - ---- - - -- - - - - - -- - - - -- - - --- - -- - - - - - - ----- - -- - ---- -- - - 

वाणिज्य एवं भागरिक आपूर्ति मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 4 दिसम्बर, 1979 

निर्यात व्यापार नियंत्रण 
सार्वजनिक मृचना सं० 73- - ई टी सी ( पी एन )/ 79 
विषय : -- बिनोला एक्सौलर खली (छिनका रहित और छिलका सहित ) के निर्यात पर 

रोक । 


[फा० सं० 38 ( 18 )/ 18 --22: - उपर्युक्त विषय पर वाणिज्य विभाग के निर्यात 
( निमंत्रण) संशोधन मावेश सं० ई ( सी ) प्रो , 1977/ए एम ( 138 ) विनांक 4 दिसम्बर, 1979 
की मोर ध्यान माकृष्ट किया जाता है । 

यह निश्चय किया गया है कि बिनोला एक्सपैलर खली (छिलका रहित और छिलका सहित ) 
के निर्यात पर सुरत्त रोक लगाई आए । तदनुसार निर्यात नीति पुस्मक 1979- 80 के पृष्ठ 15 
943 GI / 79 

(1175) 


1176 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part 


Sec . 1 ) 


पर नीति विवरण की क्रम स० 41 ( 2 ) के सामने और पृष्ठ 27 पर अनुबन्ध 1 की क्रम संख्या 
13 ( 2 ) के सामने प्रदर्शित विष्टिया हटा दी जाएंगी । 

३ इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के परिणाम स्वरूप प्रायात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक 
1979- 80 के पैरा 295 के उपबंध रोक से पहले के किमी सौदे पर लागू नहीं होगे । इस प्रकार 
रोक लगाने से पहले के किसी भी सौदे को अनुमति नहीं दी जाएगी क्याकि बिनौला एक्सपैलर 
खाली (छिलका रहित और छिलका सहित ) का निर्यात वेश में प्रचलिग भयानक सूखे की स्थिति 
के कारण सार्वजनिक हित में रोका गया है । 

सा० बेकटरमन, मुमय नियनक , पायात-निर्यात 


MINISTRY OF COMMERCE & CIVIL SUPPLIES 

(Department of Commerce) 
New Delhi, the 416 December , 1979 

EXPORT TRADE CONTROL 

Public Notice No 79 -ETC (PN ) / 79 
Subject ,-- Ban on export of Cotton Sced Expeller Cakes (Do -corticated 

and undecorticated ) 


F . No. 38 (18 ) / 79 - EII. Attention is invited to tbe Department of Commerce 
Exports ( Control) Amendment Order No E( C ) 0 , 1977 / AM (139 ) dated the 
4th December, 1979, on the above subject 

2 It has been decided to be with imoredlute effect the cxport of Cotton 
Seed Expeller Cakes (De-corticated and undecorticatod ). Accordingly the entries 
appearing against S No 41( u ) of the Policy Statement on Page 15 and 13 (ii ) 
of Annexuro I on Page 27 respectively ot xport Policy Book 1979 - 80 shall 
stand deleted . 

3 The proviStons of para 295 of the Hand Book of Import - Export Pro 
Ledures, 1979-80 will not be applicable to any pre - ban commitment consequent 
to issue of this Public Notice No pre - ban commitments will thus be allowed 
as export of Cotton Seed Expeller Cakos (De-corticated and undecorticated ) 
hag been banned in public interest due to acute drought conditions prevalent 
In the country . 


C . VENKATARAMAN , Chief Controller of Imports & Exports 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS, RINO ROAD , NEW DELHI -110064 

AND PUBLISHED BY THB CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1979 


